निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र 1933 ( AO ) 
पटना, मगलवार , 30 अगस्त 
पटना , मंगलवार , 30 अगस्त 2011 


( सO पटना 482 ) 


सं0 2 / अभि0 - 308 / 2007 – सा0प्र0 - 8453 


सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


27 जुलाई 2011 


श्री कृष्ण मुरारी (बि0प्र0से0 ), कोटि क्रमांक 1017 / 04, 843 / 08 , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
गढ़पुरा, बेगूसराय के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 088 / 06, दिनांक 03 दिसम्बर 2006 में दिनांक 31 
अगस्त 2007 को न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेजे जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक , निगरानी ( अन्वेषण ब्यूरो ) 
विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 1245 / अश0 , दिनांक 18 सितम्बर 2007 द्वारा दिये जाने के आरोप में बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रणन एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) ( ग) में निहित प्रावधान के 
आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 164, दिनांक 04 जनवरी 2008 के द्वारा हिरासत में लिये जाने की तिथि 31 
अगस्त 2007 से अगले आदेष तक के लिए निलम्बित किया गया था । 

आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय , पटना में दायर अवमाननावाद संख्या 1879 / 10 
में दिनांक 23 फरवरी 2011 को पारित न्यायादेष के आलोक में श्री कृष्ण मुरारी (बि0प्र0से0) को निलम्बन से मुक्त 
किया जाता है । 

3. श्री मुरारी के निलम्बन अवधि के संबंध में निर्णय उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के 
फलाफल पर निर्भर करेगा । 


मानना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 अगस्त 2011 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 

प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री कृष्ण मुरारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 843 / 08 एवं 
अन्य को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिन्हा, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 482 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


